शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के 

अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 43 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 26 अक्टूबर 2018 - कार्तिक 4, शक 1940 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , विक्की पवार आत्मज स्व . विजय सिंह पवार, उम्र 38 वर्ष, निवासी - कादम्बरी नगर , प्लॉट 
नं .- 24, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम विवेक कुमार पवार था . यह नाम मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम विक्की पवार रख लिया हूं. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त 
अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझेविक्की पवार आ . स्व . विजय सिंह पवार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


विवेक कुमार पवार 
पिता- स्व . विजय सिंह पवार 
निवासी - कादम्बरी नगर, 

प्लॉट नं. - 24, दुर्ग, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


विक्की पवार 
पिता- स्व . विजय सिंह पवार 
निवासी - कादम्बरी नगर, 

प्लॉट नं. - 24, दुर्ग, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


251 


252 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती शशिकला ध. प. श्री विनोद कुमार मसिया, उम्र 39 वर्ष, निवासी - क्वा. नं.- 134 
एफ . रिसाली सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे. उनके सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम शशिकला दर्ज है जो कि सही है किन्तु मेरे पुत्र शेशांक मसिया के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम श्रीमती शशि दर्ज है जो 
कि त्रुटि पूर्ण है. मैं अपने पुत्र के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व अन्य समस्त अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा सही नाम “ श्रीमती शशिकला 
दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती शशिकला ध. प. श्री विनोद कुमार मसिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती शशि 

( Smt. Shashi) 
पति -विनोद कुमार मसिया 
निवासी - क्वा . नं . - 134 एफ . 
रिसाली सेक्टर ,भिलाई , 
तह . व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती शशिकला 
(Smt. Shashikala ) 
पति - विनोद 
निवासी - क्वा . नं . - 134 एफ . 

रिसाली सेक्टर, भिलाई , 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


कुमार मसिया 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धन्नूलाल साहू आत्मज स्व . केजुराम, उम्र 56 वर्ष, निवासी-प्लाट नं.- ए/4, न्यू नेहरू नगर , 
उमरपोटी , भिलाई , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में रित हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम 
धन्नुलाल साहू ( Dhannulal Sahu ) व अंग्रेजी में धन्नुलाल ( Dhannulal ) दर्ज है. जो कि त्रुटिपूर्ण है. जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 
ड्रायविंग लायसेंस व कुछ शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम धन्नुलाल साहू दर्ज है . मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम “ धन्नूलाल साहू 
( Dhannulal Sahu ) रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं . 


7. 


अतः अब मुझे धन्नूलाल साहू ( Dhannulal Sahu) आ . स्व . केजुराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


धन्नुलाल ( Dhannulal ) 
धन्नुलाल साहू ( Dhannulal Sahu ) 

पिता- स्व . केजुराम 

निवासी - प्लाट नं . - ए/ 4, 
न्यू नेहरू नगर, उमरपोटी, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


धन्नूलाल साहू ( Dhannulal Sahu ) 

पिता - स्व . केजुराम 
निवासी - प्लाट नं . - ए/ 4 , 
न्यू नेहरू नगर , उमरपोटी, भिलाई , 

तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


253 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती सारिका गहाने कोदर्लीकर ध. प. श्री प्रशांत कोदर्लीकर, उम्र. 40 वर्ष, निवासी 
भिलाई फायर सर्विस , फायर स्टेशन , क्वा. नं.- ए/13 , बी. एस. पी . मेनगेट के पास, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूं. यह कि मैं 
भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. विवाह के पूर्व मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम गहाने सारिका भोजराज, आधार कार्ड में 
सारिका भोजराज गहाने, ड्रायविंग लायसेंस में सारिका गहाने दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 15-06-2012 को श्री प्रशांत कोदर्लीकर के साथ संपन्न 
हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परविर्तित कर नया नाम/ उपनाम श्रीमती सारिका गहाने कोदर्लीकर रख ली हूं तथा यह नया नाम मेरे समस्त 
शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों, सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती सारिका गहाने कोदर्लीकर ध. प. श्री प्रशांत कोदर्लीकर के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सारिका गहाने , 
सारिका भोजराज गहाने , 
गहाने सारिका भोजराज 
पिता - श्री भोजराज गहाने 
निवासी -भिलाई फायर सर्विस , 

फायर स्टेशन, क्वा. नं . - ए/ 13, 
बी . एस. पी . मेनगेट के पास, भिलाई, 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती सारिका गहाने कोदीकर 

पति - श्री प्रशांत कोदीकर 
निवासी -भिलाई फायर सर्विस, 

फायर स्टेशन , क्वा . नं . - ए/ 13 , 
बी. एस. पी. मेनगेट के पास, भिलाई, 

तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती रीना नेताम ध. प. श्री रोहित कुमार नेताम, उम्र 41 वर्ष, निवासी- ब्लाक नं .- 01 , 
क्वा. नं.- 1 ई, सड़क -35, सेक्टर -06, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम रीना मंडावी आत्मजा श्री भागवत 
प्रसाद मंडावी था , जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 11-05-1998 को श्री रोहित कुमार नेताम के साथ संपन्न 
हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम / उपनाम श्रीमती रीना नेताम ( Smt. Rina Netam) रख ली हूं. मेरे पति भिलाई 
इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं , उनके सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती रीना देवी नेताम (Smt . Reena Devi Netam) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण 
है. मैं अपने सही नाम/ उपनाम को मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व अन्य आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे रीना नेताम (Smt. Rina Netam ) ध. प. श्री रोहित कुमार नेताम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रीना मंडावी 
श्रीमती रीना देवी नेताम 
( Smt. Reena DeviNetam ) 

पिता - श्री भागवत प्रसाद मंडावी 
निवासी - ब्लाक नं . - 01, क्वा . नं . - 1 ई , 

सड़क -35, सेक्टर -06, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती रीना नेताम 
( Smt. Rina Netam) 

पति - श्री रोहित कुमार नेताम 
निवासी - ब्लाक नं . - 01, क्वा. नं . - 1 ई, 

सड़क -35, सेक्टर -06, भिलाई, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग . ) 


254 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ. ग . ) 


बलौदाबाजार , दिनांक 29 अगस्त 2018 


[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


क्रमांक / उपब./परिसमापन/2018/1003. – कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर ( छ. ग. ) के संशोधित आदेश क्रमांक / 
संपरा / परिसमापन / 2005 / 170 रायपुर दिनांक 19-01-2006 के द्वारा कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. बलौदाबाजार पं. क्र . 73 
विकासखंड बलौदाबाजार जिला रायपुर, को धारा 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री वी . एस. दुबे अंकेक्षण अधिकारी को समिति का परिसमापक नियुक्त 
किया गया था . 


परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
है . समिति के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः मैं श्रीमति मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला बलौदाबाजार- भाटापारा ( छ.ग. ) सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) एवं छ. ग. शासन , सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-23-15-02/2015/1 दिनांक 28 अक्टूबर 
2017 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमे वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति का पंजीयन निरस्त करते हुए समिति का निगम निकाय 
( बाडी कारपोरेट ) समाप्त करती हूं . 


यह आदेश आज दिनांक 29-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया . 


बलौदाबाजार , दिनांक 29 अगस्त 2018 


[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


क्रमांक / उपंब ./ परिसमापन/ 2018/ 1004. - इस कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक / उपंब ./ परिसमापन/ 2014/ 356 दिनांक 31-03 
2014 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति मर्या. रावन पं. क्र . 2205 विकासखण्ड सिमगा जिला - बलौदाबाजार- भाटापारा को छत्तीसगढ़ 
सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 ( 1 ) के अन्तर्गत श्री सी. पी. ठाकुर वरिष्ठ 
सहकारी निरीक्षक को समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया था . 


परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
है . समिति के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः 


मैं श्रीमति मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला बलौदाबाजार- भाटापारा ( छ.ग. ) सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 18 ( 1 ) ( 2 ) एवं छ. ग. शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ 15-23-15-02/ 2015 /1 दिनांक 28 अक्टूबर 
2017 के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमे वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुए उक्त समिति का पंजीयन निरस्त करते हुए समिति का निगम निकाय 
( बाडी कारपोरेट ) समाप्त करती हूं . 


यह आदेश आज दिनांक 29-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया . 


मंजू महेन्द्र पाण्डेय, 

उप पंजीयक. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2018. 


